शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 5 अप्रैल 2019 - चैत्र 15, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री ऋतु सैन, भा.प्र.से. ( 2003), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - सह - अपर 
आवासीय आयुक्त , छ.ग. भवन, नई दिल्ली को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक आयुक्त , 
द्वारका यूथ हॉस्टल , नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


225 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


226 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 27 फरवरी 2019 


क्रमांक ई 1-01/2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. ( 1997), सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग 
तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त - सह - संचालक, महिला एवं बाल विकास को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


डॉ . एम. गीता, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती निहारिका बारिक , 
भा.प्र.से. ( 1997 ) , सचिव , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव , संस्कृति एवं पर्यटन 
विभाग केवल सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत रहेगा. 


2 . 


श्री अन्बलगन पी. भा.प्र.से. ( 2004 ), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


3. 


श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. ( 2006 ), विशेष सचिव , उच्च शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक , राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त , स्वास्थ्य सेवायें का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


4 . 


श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. ( 2007 ), आयुक्त , उच्च शिक्षा को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त मिशन संचालक , राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


5 . श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. ( 2008 ), संयुक्त सचिव, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार 
संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक , स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है. 


श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक , स्वास्थ्य सेवायें के असंवर्गीय पद को राज्य 
शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ 
प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


6 . 


श्रीमती शारदा वर्मा, भा.प्र.से. ( 2008 ), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, बजट को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों 
के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक , कोष, लेखा एवं पेंशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


7 . श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. ( 2012 ), उप सचिव, श्रम विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, 
पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पदस्थ करता है . 


श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद 
को राज्य शासन , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा 
के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


8 . 


श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, भा.प्र.से. ( 2013 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिलापंचायत बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


9 . श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. ( 2014 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
अपर कलेक्टर, सरगुजा 

के पद पर पदस्थ करता है . 


10 . श्री ए. के . त्रिपाठी, ( आई.टी.एस. ), विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव , 
वाणिज्यिक कर विभाग को केवल विशेष सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मुक्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमलप्रीत सिंह, सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


227 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2019 


क्रमांक ई 7-05 / 2005/ एक - 2. - विभागीय आदेश दिनांक 14-09-2018 द्वारा दिनांक 27-10-2018 से दिनांक 11-01-2019 
तक स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश की निरंतरता में श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. को दिनांक 12-01-2019 से दिनांक 30-03-2019 तक 
शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है . 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 2 फरवरी 2019 


क्रमांक ई 7-02 / 2012/ एक - 2.- श्री तम्बोली अय्याज फकीरभाई, कलेक्टर बस्तर को दिनांक 07-01-2019 से 17-01-2019 
( 11 दिवस ) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


तक 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री तम्बोली अय्याज फकीरभाई आगामी आदेश तक कलेक्टर बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री तम्बोली अय्याज फकीरभाई को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर 
जाने के पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तम्बोली अय्याज फकीरभाई अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकुन्द गजभिये , उप सचिव . 


वन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 1-02/ 2019 / 10 - भा.व.से. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अतुल कुमार शुक्ला, भा.व.से. ( 1986 ) अपर प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( भू- प्रबंध ) , कार्यालय प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक , छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है. श्री अतुल कुमार शुक्ला को आगामी आदेश पर्यन्त 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( प्रशासन राजपत्रित / समन्वय ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. 


2 . 


श्री एस. एस. बजाज, भा.व.से. ( 1988 ) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( भू - प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , छत्तीसगढ़ , 
रायपुर 

को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से, आगामी 
आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी . एल. बंजारे , विशेष सचिव . 


228 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 18 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 6-31/ 2018/ वा.क. ( आब ) /पांच.-राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर 
वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग के निम्नलिखित आबकारी उपनिरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन 
मैट्रिक्स के लेबल -9 ( वेतन बैंड रुपये 9300-34800 + ग्रेड वेतन रुपये 4300/ - ) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते 

उन्हें 
उनके नाम के समक्ष कॉलम-( 4 ) में दर्शाए गए स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है 


- 


क्र . 


कर्मचारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


श्री नितिन कुमार शुक्ला 


कार्यालय सहायक आयुक्त 
आबकारी , जिला -बिलासपुर. 


कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, 
जिला - नारायणपुर . 


2 . 


श्री आर. के . अग्रवाल ( छोटा ) 


कार्यालय सहायक आयुक्त 
आबकारी, जिला - रायगढ़. 


कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी , 
जिला- दंतेवाड़ा. 


3 . 


सुश्री शशिकला पैकरा 


कार्यालय जिला आबकारी , 
अधिकारी जिला - कोरिया . 


कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, 
जिला- कांकेर . 


2 . 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में “ छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2003 ” की अधिसूचना क्रमांक एफ 
4-2/ 2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर 
तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है. 


3 . 


उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी. 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 20 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 10-3 / 2017/ वा.कर ( आब. )/पांच ( पार्ट ).- राज्य शासन , एतद्द्वारा, कम्पनी अधिनियम , 2013 के प्रावधानों के तहत् 
वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम , छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के 
निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक निम्नानुसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम -3 में दर्शित पद पर नियुक्त 
करता है 


क्र . 


अधिकारी का नाम व पदनाम 


छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड 

का निर्देशक मंडल 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


अध्यक्ष ( गैर- पूर्णकालिक ) 


श्री सुनील कुमार कुजूर ( भा.प्र.से. ) 
मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन. 


2 . 


निदेशक ( गैर - पूर्णकालिक ) 


श्री संजय पिल्ले ( भा.पु.से. ) विशेष महानिदेशक, 
गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर 


2 . 


उक्त नियुक्ति हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


229 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 3-69/ 2018/ गृह - दो . - मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1938 के अध्याय II की धारा 9 ( 2 ) में निहित 
प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र/ राज्य पुलिस बल के जवानों को प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग अभ्यास हेतु जिला 
महासमुन्द, थाना- पटेवा, ग्राम रायमुड़ा ( पहाड़ी क्षेत्र ) पटवारी हल्का नं . 09 , रा.नि.म. पटेवा, तहसील - महासमुन्द की भूमि खसरा नं. 52, रकबा 
0.60 हेक्टर एवं 53 रकबा 2.38 हैक्टर भूमि को फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित किया जाता है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 3-68/ 2018/ गृह - दो . - मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1938 के अध्याय II की धारा 9 ( 2 ) में निहित 
प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र/ राज्य पुलिस बल के जवानों को प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग अभ्यास हेतु पुलिस लाईन , 
कोण्डागांव -चिखलपुट्टी स्थित संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रं . पी -773 में से 5.000 हेक्टे . भूमि को फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

लीना कमलेश मंडावी, उप सचिव . 


ऊर्जाविभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 25 जनवरी 2019 


क्रमांक 125 / एफ 1-1/ 2019/ 13/ 1. - राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 
77 (II ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री गौरव द्विवेदी, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई- 1-1/2019/1-2 दिनांक 24-01-2018 
के पालन में सचिव, ऊर्जाविभाग , छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं , को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उक्त कंपनी 
में पदेन निदेशक नियुक्त करता है. 


2 . 


. 


सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -01/ 1/ 2018/एक -2 रायपुर दिनांक 23.12.2018 द्वारा श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, 
सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव खेल एवं युवा 
कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक खेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अतः श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव, छत्तीसगढ़ 
शासन, ऊर्जा विभाग, जिन्हें विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1093-1094/ एफ 1-2/ 2016 /13/ 1 दिनांक 6-10-2017 द्वारा छत्तीसगढ़ 
स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था , को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 
23-12-2018 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 ( iv ) के अंतर्गत आदेश जारी 
करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है. 


3 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जायेगी. 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 25 जनवरी 2019 


क्रमांक 127 / एफ 1-1/ 2019 /13/1. - राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 
77 ( II ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री गौरव द्विवेदी , जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई -1-1/ 2019/ 1-2 दिनांक 24-01-2019 
के पालन में सचिव,ऊर्जाविभाग , छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं , को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी 
में पदेन निदेशक नियुक्त करता है. 


230 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


2 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -01/1/2018/ एक -2 रायपुर दिनांक 23-12-2018 द्वारा श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह 
परदेशी , सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक खेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अतः श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव , 
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग , जिन्हें विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1097-1098 / एफ 1-2/ 2016/ 13/ 1 दिनांक 6.10.2017 द्वारा 
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था , को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश 
दिनांक 23-12-2018 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv ) के अंतर्गत 
आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है. 


3 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जायेगी. 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 25 जनवरी 2019 


क्रमांक 129/एफ 1-1/ 2019/ 13 / 1. - राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 
(II ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री गौरव द्विवेदी, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई - 1-1/2019/1-2 दिनांक 24-01-2019 
के पालन में , सचिव, ऊर्जा विभाग , छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं , को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त 
कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है. 


2 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -01 /1/2018/ एक -2 रायपुर दिनांक 23-12-2018 द्वारा श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह 
परदेशी , सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक खेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अतः श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव, 
छत्तीसगढ़ शासन , ऊर्जाविभाग, जिन्हें विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1095-1096 / एफ 1-2/2016 /13/ 1 दिनांक 6-10-2017 द्वारा 
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था , को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित 
आदेश दिनांक 23-12-2018 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv ) के 
अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है. 


3 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जायेगी. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2019 


क्रमांक 131/ एफ 1-1/ 2019/13/1. - राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 
( II ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री गौरव द्विवेदी, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई - 1-1/2019 /1-2 दिनांक 24-01-2019 
के पालन में , सचिव, ऊर्जाविभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं , को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त 
कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है. 


2 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -01 /1/ 2018/ एफ -2 रायपुर दिनांक 23-12-2018 द्वारा श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह 
परदेशी , सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक खेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अतः श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव , 
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग , जिन्हें विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1099-1100/ एफ 1-2/ 2016 /13/ 1 दिनांक 6-10-2017 द्वारा 
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित 
आदेश दिनांक 23-12-2018 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 ( iv ) के 
अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है. 


3 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जायेगी. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


231 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2019 


क्रमांक 133/ एफ 1-1/ 2019/ 13 / 1. - राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 77 ( II ) 
में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री गौरव द्विवेदी, जो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई- 1-1/ 2019/1-2 दिनांक 24-01 
2019 के पालन में , सचिव , ऊर्जाविभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं , को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक , 
उपरोक्त कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है. 


. 


2 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -01/ 1/ 2018/ एक -2 रायपुर दिनांक 23-12-2018 द्वारा श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह 
परदेशी, सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक खेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अतः श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव , 
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जाविभाग, जिन्हें विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1101-1102/ एफ 1-2/ 2016/ 13/1 दिनांक 6-10-2017 द्वारा 
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था , को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश 
दिनांक 23-12-2018 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 ( iv ) के अंतर्गत आदेश 
जारी करने के दिनांक से उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है. 


3 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जायेगी. 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 25 जनवरी 2019 


क्रमांक 135/ एफ 1-1/ 2019/ 13/1. - राज्य शासन इफको छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम के कंडिका 76 ( II ) में 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री गौरव द्विवेदी, जो राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई - 1-1/2019/1-2 दिनांक 24-01-2019 के पालन 
में , सचिव , ऊर्जाविभाग , छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ हैं , को आदेश जारी करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन 
निदेशक नियुक्त करता है . 


2 . 


, 


सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई -01 /1/ 2018/ एक -2 रायपुर दिनांक 23-12-2018 द्वारा श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह 
परदेशी, सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त प्रभार आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक खेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अतः श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव , 
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, जिन्हें विभाग के समसंख्यक आदेश एफ 1-5/ 2018/13/1 दिनांक 5-10-2018 द्वारा इफको छत्तीसगढ़ स्टेट 
पॉवर कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था, को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 23-12-2018 
के परिप्रेक्ष्य में उन्हें इफको छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 76 ( iv ) के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से 
उक्त कंपनी के निदेशक पद से कार्यमुक्त किया जाता है. 


3 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जायेगी . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 1-5/ 2010 / 13 / 1. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत निरीक्षकालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 
2020 में , अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में उल्लेखित तिथि से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता 


है 


क्र . 


अधिकारी का नाम एवं पदनाम 

( 2 ) 


जन्मतिथि 
( 3 ) 


सेवानिवृत्ति की तिथि 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


06-03-1958 


31-03-2020 ( अपरान्ह ) 


श्री श्यामलाल राठौर, 
सहायक अभियंता ( वि.सु. ) एवं 
सहायक विद्युत निरीक्षक. 


232 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 273/एफ 1-1/ 2019/ 13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01 / 2019/1-2, रायपुर , दिनांक 24-01 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) ऊर्जाविभाग द्वारा विभाग के भारसाधक सचिव का कार्यभार 
दिनांक 25-01-2019 को श्री गौरव द्विवेदी , ( भा.प्र.से. - 1995 ), सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनसम्पर्क विभाग, स्कूल 
शिक्षा विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल , खनिज साधन विभाग तथा इलेक्ट्रिानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप 
दिया गया है . 


उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऊर्जा 
विभाग के आदेश क्रमांक 177-178 / एफ 1-1/ 2019/13/1, दिनांक 30-01-2019 द्वारा श्री अंकित आंनद को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग 
कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त किया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 24-01-2019 के अनुपालन में वर्तमान 
में श्री गौरव द्विवेदी ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव के साथ - साथ ऊर्जा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-01-2019 द्वारा उन्हें 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. 


अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 ( IV ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन 
एतद्द्वारा ऊर्जाविभाग के आदेश क्रमांक 177-178 / एफ 1-1/ 2019/ 13/1, दिनांक 30.01.2019 को निरस्त करती है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 275/ एफ 1-1/ 2019/ 13 /1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ 1-2 , रायपुर, 

दिनांक 24-01 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के भारसाधक सचिव का कार्यभार 
दिनांक 25-01-2019 को श्री गौरव द्विवेदी , ( भा.प्र.से.- 1995 ), सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनसम्पर्क विभाग, स्कूल शिक्षा 
विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल , खनिज साधन विभाग तथा इलेक्ट्रिानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दिया 


गया है. 


उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऊर्जा 
विभाग के आदेश क्रमांक 169-170/ एफ 1-1/2019/ 13/1, दिनांक 31-01-2019 द्वारा श्री अंकित आंनद को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन 
कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त किया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 24-01-2019 के अनुपालन 

में वर्तमान 
में श्री गौरव द्विवेदी ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव के साथ - साथ ऊर्जा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-01-2019 द्वारा उन्हें 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. 


अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन 
एतद्द्वारा ऊर्जाविभाग के आदेश क्रमांक 169-170/ एफ 1-1/ 2019/13/1, दिनांक 30-01-2019 को निरस्त करती है. 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 277/ एफ 1-1/2019/13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/2019 /1-2, रायपुर, दिनांक 24-01 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ) , विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) ऊर्जाविभाग द्वारा विभाग के भारसाधक सचिव का कार्यभार 
दिनांक 25-01-2019 को श्री गौरव द्विवेदी, ( भा.प्र.से. - 1995 ), सचिव , मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव , जनसम्पर्क विभाग, स्कूल शिक्षा 
विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल , खनिज साधन विभाग तथा इलेक्ट्रिानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दिया 


गया है . 


उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऊर्जा 
विभाग के आदेश क्रमांक 175-176 / एफ 1-1/ 2019/13/1, दिनांक 30-01-2019 द्वारा श्री अंकित आंनद को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन 
कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त किया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 24-01-2019 के अनुपालन में वर्तमान 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


233 


में श्री गौरव द्विवेदी ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव के साथ - साथ ऊर्जाविभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-01-2019 द्वारा उन्हें 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. 


अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 
शासन एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 175-176 / एफ 1-1/2019/ 13/ 1, दिनांक 30-01-2019 को निरस्त करती है . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 279/ एफ 1-1/ 2019/ 13/1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ 1-2, रायपुर , दिनांक 24-01 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के भारसाधक सचिव का कार्यभार 
दिनांक 25-01-2019 को श्री गौरव द्विवेदी, ( भा.प्र.से.- 1995 ) , सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनसम्पर्क विभाग, स्कूल शिक्षा 
विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, खनिज साधन विभाग तथा इलेक्ट्रिानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दिया 
गया है . 


उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 
ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 171-172 /एफ 1-1/ 2019/ 13/1, दिनांक 31-01-2019 द्वारा श्री अंकित आंनद को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर 
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त किया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 24-01-2019 के अनुपालन 
में वर्तमान में श्री गौरव द्विवेदी ऊर्जाविभाग के भारसाधक सचिव के साथ - साथ ऊर्जाविभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-01-2019 द्वारा 
उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. 


अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 ( IV ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 
शासन एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 171-172 / एफ 1-1/ 2019/13/1, दिनांक 30-01-2019 को निरस्त करती है . 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 281/ एफ 1-1/ 2019/13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/1-2, रायपुर, दिनांक 24-01 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के भारसाधक सचिव का कार्यभार 
दिनांक 25-01-2019 को श्री गौरव द्विवेदी, ( भा.प्र.से. - 1995 ), सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनसम्पर्क विभाग, स्कूल शिक्षा 
विभाग तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, खनिज साधन विभाग तथा इलेक्ट्रिानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दिया 


गया है . 


उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऊर्जा 
विभाग के आदेश क्रमांक 173-174/ एफ 1-1/ 2019/13/1, दिनांक 31-01-2019 द्वारा श्री अंकित आंनद को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग 
कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त किया गया था और सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 24-01-2019 के अनुपालन में वर्तमान 
में श्री गौरव द्विवेदी ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव के साथ - साथ ऊर्जाविभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-01-2019 द्वारा उन्हें 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. 


अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन 
एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 173-174/एफ 1-1/ 2019/ 13/1 , दिनांक 30-01-2019 को निरस्त करती है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 283/ एफ 1-1/2019/13/1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ 1-2, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 
24-01-2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव, ( स्वतंत्र प्रभार ) ऊर्जा विभाग के स्थान पर श्री गौरव द्विवेदी 
( भा.प्र.से. - 1995 ) को ऊर्जाविभाग के भारसाधक सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. 


234 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


2 . 


उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 24-01-2019 के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से. 
2006 ), द्वारा विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), ऊर्जा विभाग के कार्यभार से दिनांक 25-01-2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री गौरव द्विवेदी, 
( भा.प्र.से.- 1995 ) द्वारा ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 25-01-2019 को ग्रहण कर लिया गया है . 


3. अतएव श्री अंकित आनंद को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जाविकास एजेन्सी के संचालक मंडल में शासन के नामित सदस्य के कार्यभार 
से भारमुक्त 

करते 

हुए उनके स्थान पर श्री गौरव द्विवेदी, ( भा.प्र.से. - 1995 ), भारसाधक सचिव, ऊर्जाविभाग को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा 
विकास एजेन्सी के संचालक मंडल में शासन के नामित सदस्य के रूप में पदस्थ किया जाता है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 285/ एफ 1-1/ 2019/13/1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01 / 2019/ एक -2, रायपुर, दिनांक 24-01 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के 
वर्तमान प्रभार से स्थानान्तरित कर उन्हें कलेक्टर , दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है और श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. - 2007 ), 
को ऊर्जाविभाग के विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है . 


2 . 


उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से. - 2006 ), द्वारा विशेष सचिव, 
ऊर्जा का कार्यभार से दिनांक 5-02-2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. -2007 ), द्वारा को ऊर्जा विभाग 
में विशेष सचिव , ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 07-02-2019 को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया गया है . 


3. 


अतएव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ), को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 
77(i ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त करती 


sic 


4 . 


छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा 
उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में प्रबंध निदेशक नियुक्त करती है . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 287/ एफ 1-1/2019/13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2, अटल नगर, रायपुर, 
दिनांक 04-02-2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव, ऊर्जाविभाग तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी के वर्तमान प्रभार से स्थानान्तरित कर उन्हें कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है और श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक 
( भा.प्र.से. - 2007 ), को ऊर्जाविभाग में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार 
सौंपा गया है. 


2 . 


उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से. -2006 ), द्वारा विशेष सचिव , 
ऊर्जा का कार्यभार से दिनांक 5-02-2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ), द्वारा को ऊर्जा विभाग 
में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 07-02-2019 को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया गया है . 


3. 


अतएव श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर 
होल्डिंग कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त है , को उक्त कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 77 ( iv ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य 
शासन एतद् द्वारा उन्हें उक्त कंपनी में पदेन डायरेक्टर के पद से भारमुक्त करती है . 


4 . 


छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 77 (i ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा 
श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ) को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करती है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


235 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 289 / एफ 1-1/2019/13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2, रायपुर, दिनांक 04-02 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव, ऊर्जाविभाग तथा प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के 
वर्तमान प्रभार से स्थानान्तरित कर उन्हें कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है और श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. -2007 ) , 
को ऊर्जाविभाग के विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है . 


2 . उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से. -2006 ) , द्वारा विशेष सचिव , 
ऊर्जा का कार्यभार से दिनांक 5-02-2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ), द्वारा को ऊर्जाविभाग 
में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 07-02-2019 को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया गया है . 


3 . 


अतएव श्री अंकित आनंद , ( भा.प्र.से. - 2006 ), प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर 
जनरेशन कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त है, को उक्त कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 77 (IV ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य 
शासन एतद् द्वारा उन्हें उक्त कंपनी में पदेन डायरेक्टर के पद से भारमुक्त करती है. 


4 . 


छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 77 (I) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा 
श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. -2007 ) को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करती है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 291 / एफ 1-1/ 2019/ 13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/2019/ एक -2, रायपुर, दिनांक 04-02 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. -2006 ), विशेष सचिव, ऊर्जाविभाग तथा प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के 
वर्तमान प्रभार से स्थानान्तरित कर उन्हें कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है और श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.-2007 ), 
को ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव , ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. 


2 . 


उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से. - 2006 ) , द्वारा विशेष सचिव, 
ऊर्जा का कार्यभार से दिनांक 5-02-2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ), द्वारा को ऊर्जाविभाग 
में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 07-02-2019 को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया गया है . 


3 . 


अतएव श्री अंकित आनंद, ( भा.प्र.से.- 2006 ), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर 
ट्रेडिंग कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त है, को उक्त कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 77 (IV ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन 
एतद् द्वारा उन्हें उक्त कंपनी में पदेन डायरेक्टर के पद से भारमुक्त करती है. 


4 . छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 77 (I ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा 
श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ) को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करती है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 293/ एफ 1-1/ 2019/13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2, रायपुर, दिनांक 04-02 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. -2006 ), विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के 
वर्तमान प्रभार से स्थानान्तरित कर उन्हें कलेक्टर , दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है और श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. - 2007 ), 
को ऊर्जा विभाग में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. 


236 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


2 . 


उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से.- 2006 ) , द्वारा विशेष सचिव , 
ऊर्जा का कार्यभार से दिनांक 5-02-2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. -2007 ), द्वारा को ऊर्जा विभाग 
में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 07-02-2019 को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया गया है . 


3 . चूंकि श्री अंकित आनंद, ( भा.प्र.से.- 2006 ), को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ- साथ छत्तीसगढ़ 
स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. अत : सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 
04-2-2019 के अनुपालन में इन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भारमुक्त करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी 
के अंतर्नियम के कंडिका 77 ( IV ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा उन्हें उक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद से 


भारमुक्त करती है. 


4. 


छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्नियम के कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा श्री 
शैलेन्द्र कुमार शुक्ला, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को उक्त कंपनी में प्रबंध संचालक नियुक्त करती है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 295/ एफ 1-1/ 2019/13/ 1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2, रायपुर , दिनांक 04-02 
2019 द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के 
वर्तमान प्रभार से स्थानान्तरित कर उन्हें कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है और श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.-2007 ), 
को ऊर्जाविभाग में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है . 


2 . 


उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से.- 2006 ), द्वारा विशेष सचिव , 
ऊर्जा का कार्यभार से दिनांक 5-02-2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. -2007) , द्वारा को ऊर्जा विभाग 
में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 07-02-2019 को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया गया है . 


3 . 


श्री अंकित आनंद, ( भा.प्र.से. - 2006 ) , वर्तमान में छत्तीसगढ़ बायो - फ्यूल विकास प्राधिकरण में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर 
पदस्थ है. अतः श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ), द्वारा विशेष सचिव का कार्यभार दिनांक 07-02-2019 को कार्यभार ग्रहण 
करने के पश्चात् , श्री अंकित आंनद को छत्तीसगढ़ बायो- फ्यूल विकास प्राधिकरण में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से भारमुक्त करते हुए उनके 
स्थान पर श्री मोहम्मद कैसल अब्दुलहक ( भा.प्र.से. - 2007 ) को छत्तीसगढ़ बायो- फ्यूल विकास प्राधिकरण में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक 297 / एफ 1-1/ 2019 / 13 /1. - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01/2019 / एक -2, रायपुर , दिनांक 04.02.2019 
द्वारा श्री अंकित आनंद ( भा.प्र.से. - 2006 ), विशेष सचिव, ऊर्जाविभाग तथा प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के वर्तमान 
प्रभार से स्थानान्तरित कर उन्हें कलेक्टर , दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है और श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. -2007 ), को ऊर्जा 
विभाग में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है . 


2 . 


उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में श्री अंकित आंनद ( भा.प्र.से.- 2006 ), द्वारा विशेष सचिव , 
ऊर्जा का कार्यभार से दिनांक 5.02.2019 को भारमुक्त हो चुके हैं तथा श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से. - 2007 ), द्वारा को ऊर्जा विभाग 
में विशेष सचिव, ऊर्जा और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 07.02.2019 को कार्यभार 
ग्रहण कर लिया गया है . 


3 . 


श्री अंकित आनंद, ( भा.प्र.से. - 2006 ) , वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी के संचालक मंडल में शासन के 
नामित सदस्य हैं , जो उक्त पद से भारमुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ( भा.प्र.से.- 2007 ), प्रबंध संचालक, 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जाविकास एजेन्सी के संचालक मंडल में शासन के नामित सदस्य के 
रूप में पदस्थ किया जाता है . 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम.एस.रत्नम, विशेष सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


237 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2018 


क्रमांक 1145 / आर-66 / 2016/ 13 /2.- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका -77 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के.आर.सी.मूर्ति, रीजनल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ( साऊथ ) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड को 
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त डायरेक्टर , छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड , रायपुर 
के पद पर नियुक्त करता है. 


2 . 


श्री के.आर.सी.मूर्ति उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त 
अंतर्नियम की कंडिका -78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन 
कंपनी लिमिटेड, रायपुर के पद पर नियुक्त करता है . 


3 . 


नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी की जावेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 6 फरवरी 2019 


" 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखें ) 


क्रमांक /1891 / क/ भू - अर्जन /03 अ 82 /2018-19.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् : 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


ग्राम / नगर 

( 3 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


कोरबा 


करतला 


कनकी 


0.223 हे./ 0.55 ए . 


सीपत - बलोदा- उरगा मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण 
कार्य. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-02-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम कनकी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


सीपत - बलोदा- उरगा मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण 
कार्य. 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


07 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


निरंक 


238 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


4 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या . 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 


7 . 


हां 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


12584.14 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाला लाभ 


आवागमन की सुविधा 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
संभावित उपाय किये जा रहे है. 


11. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


कोरबा, दिनांक 6 फरवरी 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखें ) 


क्रमांक / 1918/ भू- अर्जन / 2018-19.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है , अर्थात् 


: 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


ग्राम/ नगर 

( 3 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


कोरबा 


पोंड़ीउपरोड़ा 


दर्राभांठा 


4.907 हे . 


रामपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण 
हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01-03-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत - बांझीबन में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


रामपुर जलाशय योजना में मुख्य नहर निर्माण हेतु 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


- 


55 परिवार 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


55 परिवार 


4 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


239 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 
हां 


7 . 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


रु.8345.00 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाला लाभ 


रामपुर जलाशय योजना में मुख्य नहर के निर्माण होने से 
सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार 
में वृद्धि होगी. 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान 
किया गया है . 


11. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि / समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


कोरबा, दिनांक 6 फरवरी 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखें ) 


क्रमांक/1927/ भू - अर्जन / 2018-19.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है, अर्थात् 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


ग्राम/ नगर 

( 3 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


कोरबा 


पोंड़ीउपरोड़ा 


जुराली 


1.606 हे . 


कटघोरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-03-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान नगरपालिका परिषद्, कटघोरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


01 परिवार 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


01 परिवार 


4 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


240 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 


7 . 


हां 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


रु.5607.66 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाला लाभ 


कटघोरा व्यपवर्तन योजना में शीर्ष कार्य के निर्माण होने 
से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार 
में वृद्धि होगी. 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान 
किया गया है . 


11. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 फरवरी 2019 


क्रमांक /886/ भू- अर्जन /02 - अ 82 /2015-16 . - जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ- समलूर जलाशय एवं 
जलाशय हेतु आ.बी.सी./एल.बी.सी. नहर निर्माण हेतु ग्राम समलूर , प.ह.नं.- 08, तहसील - गीदम, जिला - दन्तेवाड़ा के कुल 3.807 हेक्टेयर भूमि 
अपेक्षित है , अर्थात् 


इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है जो 3.807 हेक्टेयर है जो ग्राम समलूर, 
तहसील -गीदम, जिला- दन्तेवाड़ा में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है : 


क्र . 


स्वामित्व का 


भूमि का 


हितबद्ध व्यक्ति का नाम 


सर्वेक्षण 
संख्या 
( 2 ) 


प्रकार 


प्रकार 


प्रभावित अर्जन के अधीन 
खसरा नम्बर क्षेत्र ( हेक्ट. ) में 
( 5 ) 

( 6 ) 


और पता 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 7 ) 


1 . 


03 


निजी 


खेत एवं मरहान 


760 


0.075 


595 


0.180 


लालू पिता धूरवा, साकिन समलूर 


726 


0.090 


2 . 


02 


निजी 


खेती 


750 


0.012 


मु. सुकड़ी बेवा मांझी, साकिन समलूर 


612 


0.080 


3 . 


01 


निजी 


मरहान 


611/2 


0.108 


दुला पिता 


आयतु , साकिन 

समलूर 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


241 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


4 . 


04 


निजी 


खेती एवं मरहान 


568 


0.084 


570 


0.054 


मिटकी पति 

सुकमन, 

साकिन 


समलूर 


571 


0.004 


563 


0.084 


5 . 


01 


मरहान 


569 


0.084 


6 . 


01 


मरहान 


553/4 


0.252 


7 . 


01 


मरहान 


553/3 


0.081 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


8 . 


01 


मरहान 


553/2 


0.069 


9 . 


01 


मरहान 


553/1 


0.042 


10 . 


01 


मरहान 


424 


0.024 


मु . सिमरी बेवा मंगू, साकिन समलूर 
बुधराम पिता पाण्डू, साकिन समलूर 
गजरू पिता पोण्डरा, साकिन समलूर 
गुड्डी पिता पोण्डरा , साकिन 

समलूर 
कुमा पिता पोण्डरा, साकिन समलूर 
नीलम सिंह पिता बीरभजन सिंह साकिन 
समलूर. 
जगदीश पिता भवर सिंह , साकिन 
समलूर. 
जानकी बाई पति दिलदार सिंह, साकिन 
समलूर 
लक्ष्मी देवांगन पति राजेश देवांगन , 


11 . 


01 


निजी 


मरहान 


425 


0.120 


12 . 


02 


निजी 


मरहान 


429 


0.045 


451/1 


0.004 


13. 


01 


निजी 


मरहान 


428/2 


0.108 


साकिन समलूर. 


14. 


01 


निजी 


मरहान 


440 


0.024 


15 . 


01 


441 


0.180 


16. 


01 


471 


0.414 


खेती 
खेती 
खेती 
खेती 


भाव सिंह पिता भकचन्द, साकिन 
समलूर. 
सुन्दर सिंह पिता मेहत्तर , साकिन समलूर 
मनकू पिता लक्ष्मण , साकिन समलूर 
सोनधर पिता दोया , साकिन समलूर 
धनाराम पिता दोया , साकिन 

समलूर 
दिलबाहार सिंह पिता इन्द्रसिंह , साकिन 
समलूर. 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


17 . 


01 


553/2 


0.040 


18 . 


01 


453/1 


0.044 


19 . 


03 


मरहान 


176 


0.016 


177 


0.120 


178 


0.008 


20 . 


02 


निजी 


मरहान 


175 


0.129 


कन्ना पिता सुखदेव, साकिन समलूर 


171 


0.078 


21 . 


02 


निजी 


मरहान 


179 


0.016 


नीलू पिता सुखदेव , साकिन समलूर 


173 


0.127 


22 . 


01 


खेती 


170 


0.099 


निजी 
निजी 


23. 


01 


मरहान 


166/5 


0.009 


जुगधर पिता सुखदेव, साकिन समलूर 
सुगन्ती बाई पति धरमसिंह , साकिन 
समलूर . 
रमेश पिता जोगा, साकिन 

समलूर 


24 . 


01 


723 


0.255 


निजी 
निजी 


खेती 
खेती एवं मरहान 


25 . 


04 


710 


0.104 


708/3 


0.060 


सुकली पति समलू, साकिन समलूर 


708/1 


0.120 


707 


0.004 


26. 


03 


निजी 


खेती एवं मरहान 


706 


0.162 


679 


0.066 


जग्गू पिता सुक्कू , साकिन समलूर 


704 


0.132 


योग 


3.807 


242 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


महुआ 


सागौन 


आम 


साजा 


मुण्डी 


बीजा 


इमली 


कुसुम 


तेन्दु 


योग 


वृक्ष का 
किस्म 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11 ) 


संख्या 


16 


06 


04 


04 


03 


02 


01 


01 


01 


38 


भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को भूमि योजना का निरीक्षण 
किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़ , दिनांक 27 फरवरी 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 / अ -82 / 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


तमनार 


बासनपाली 


1.336 


महाप्रबंधक, एन. टी . पी. सी . 
तलाईपाली . 


एन.टी.पी.सी. रेल लाईन 
हेतु निजी भूमि का 
अधिग्रहण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


243 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 17 जनवरी 2019 


क्रमांक / 150/ अ -82 / 2018-19/ भू- अर्जन / 2019. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव 


रानापाल 


1.490 


अनुविभागीय अधिकारी एवं भू 
अर्जन अधिकारी , कोण्डागांव. 


आई.टी.बी.पी. सुरक्षा 
कैम्प ग्राम रानापाल. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव , जिला कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


कोण्डागांव. दिनांक 17 जनवरी 2019 


क्रमांक /152/ अ-82 / 2018-19/ भू - अर्जन / 2019.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव 


गोलावण्ड 


1.011 


अनुविभागीय अधिकारी एवं भू 
अर्जन अधिकारी , कोण्डागांव. 


आई.टी.बी.पी. सुरक्षा 
कैम्प ग्राम गोलावण्ड . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीलकंठ टीकाम , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


244 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला 

रायगढ़ , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


1054/2 


0.081 


योग 


19 


1.426 


रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2019 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - घरघोड़ा से 

तमनार मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भू - अर्जन . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/ अ-82/2017-18.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) की 
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


रायगढ़ , दिनांक 2 फरवरी 2019 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 
( क ) जिला 

[-रायगढ़ 
( ख ) तहसील - घरघोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - घरघोड़ा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.426 हेक्टेयर 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/ अ -82 /2017-18. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) की 
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


खसरा नम्बर 


अनुसूची 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


652/2 


0.053 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील- घरघोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - नवापारा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.719 हेक्टेयर 


1054/1 


0.040 


1065 


0.077 


1050 


0.121 


खसरा नम्बर 


658/4 


0.020 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


1253/1 


0.049 


( 1 ) 


1254/3 


0.121 


655 


0.057 


292 


0.049 


1056/1 


0.081 


289/2 


0.012 


1060 


0.109 


244/3 


0.008 


1051 


0.020 


258/2 


0.008 


0.109 


259/2 


1048/2 


0.004 


273/1 


0.002 


1253/2 


0.121 


213/6 


0.004 


1052/1 


0.101 


212/ 1 ड 


0.004 


1064 


0.089 


212/ 1 च / 4 / 1 


0.001 


1249 


0.032 


212 / 1 च / 2 


0.002 


1049 


0.121 


212 / 1 झ 


0.004 


1055 


0.024 


246 


0.007 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


245 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


287/2 


0.008 


288/2 


0.008 


247/2 


0.012 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - घरघोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - झरियापाली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.098 हेक्टेयर 


258/1 


0.008 


251 


0.053 


291 


0.020 


212/2 


0.009 


खसरा नम्बर 


212 / 1 ख / 1 अ 


0.005 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


212/ 1 च / 2 


0.001 


( 1 ) 


212 / 1 ट 


0.001 


212/1 


0.002 


1/1 


0.081 


246 


0.006 


1/2 


0.210 


288/1 


0.028 


225 


0.069 


290/3 


0.016 


63/4 


0.016 


255/2 


0.016 


67/4 


0.069 


258/3 


0.008 


124 


0.097 


253 


0.012 


207 


0.020 


213/7 


0.002 


126/4 क 


0.004 


212 / 1 ख / 2 


0.146 


126/4 ख 


0.004 


212 / 1 च / 3 / 1 


0.002 


147 


0.010 


212 / 1 च / 1 


0.003 


224 


0.032 


212/ ट 


0.003 


205/2 


0.014 


212/ 1 ख / 1 


0.109 


201/1 


0.008 


246 


0.023 


174/1 


0.004 


149/3/2 


0.004 


योग 


36 


1.719 


129/1 


0.004 


196/1 


0.028 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - घरघोड़ा से 

तमनार मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भू - अर्जन. 


11/3 


0.016 


55/5 


0.008 


146/1 


0.004 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


126/2 


0.061 


204/1 


0.028 


58 


0.081 


1/7 


0.061 


11/1 


0.004 


126/1 क 


0.081 


63/2 


0.006 


रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2019 


204/5 


0.024 


125/1 


0.061 


121 


0.004 


122/1 


0.032 


146/3 


0.004 


150/1 


0.024 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/ अ -82/ 2017-18.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) की 
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


192 


0.004 


194 


0.097 


200/9 


0.004 


174/2 


0.004 


246 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


149 / 3 ग 


0.004 


129/2 


0.004 


246 


0.073 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - तमनार 
( ग ) नगर/ ग्राम - देवगढ़ 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.158 हेक्टेयर 


205/1 


0.053 


55/7 


0.020 


153/22 


0.037 


55/1 


0.012 


खसरा नम्बर 


196/ 20-21-22 


0.041 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


1/8 


0.049 


( 1 ) 


149/4 


0.012 


63/1 


0.006 


582/2 


0.162 


63/3 


0.004 


587 


0.049 


125/2 


0.045 


0.020 


500/1 


149/1 


0.002 


123 


0.028 


276/3, 277/3 , 677/3 


0.121 


122/2 


0.045 


235 


0.053 


200/10 


0.004 


274 


0.024 


203 


0.012 


85 


0.024 


198 


0.049 


278/2 


0.061 


200/1 


0.049 


51/6 


0.065 


200/3 


0.010 


277/4/4 क 


0.065 


149/3/1 


0.004 


641 


0.024 


196/19 


0.020 


159 


0.020 


126/4 ग 


0.004 


157/1 


0.012 


153/12 


0.020 


83 


0.032 


205/3 


0.041 


50/1 


0.057 


148 


0.012 


84/1 ख 


0.012 


253 


0.057 


43 


0.024 


5 


0.008 


157/6 


0.008 


127 


0.073 


277/4/1 ख 


0.024 


177/1 


0.020 


योग 


67 


2.098 


596 


0.040 


590/2 


0.020 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - घरघोड़ा से 

तमनार मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भू - अर्जन . 


277/1 


0.113 


162 


0.004 


46/2 


0.048 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


279/1 


0.085 


282/1 


0.040 


163/3 


0.040 


रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2019 


160/2 


0.020 


165/2 


0.004 


88/2 


0.028 


84/1 क 


0.012 


49/1 


0.053 


84/1 ग 


0.024 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/ अ -82 /2017-18. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) की 
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


44 


0.040 


157/2 


0.008 


277/4/3 क 


0.097 


585 


0.024 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


247 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


588 


0.036 


( 1 ) 


597/1 


0.012 


525 


0.004 


5 


0.040 


275 


0.121 


6/1 


0.008 


154 


0.004 


17/1 


0.082 


51/5 


0.036 


13/4 


0.050 


278/1 


0.057 


16 


0.008 


277/4/1 क 


0.016 


32/1 


0.295 


640/1 


0.012 


64 


0.070 


156 


0.004 


66/3 


0.030 


168/1 


0.024 


120/4 ख 


0.010 


86 


0.020 


120/6 


0.016 


82/1 


0.020 


307/1 


0.021 


51/1 


0.121 


307/4 


0.020 


84/2 


0.016 


338/8 


0.017 


41/2 


0.028 


441/1 


0.010 


278/3 


0.012 


341 


0.350 


403/3 


0.012 


योग 


58 


2.158 


400/1 


0.015 


392/3 


0.100 


346/4 


0.030 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - घरघोड़ा से 

तमनार मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भू - अर्जन. 


431/6 


0.020 


436/1 


0.042 


444/1 


0.110 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


448/2 


0.016 


449 


0.010 


12/1 


0.100 


7 


0.070 


रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2019 


123 


0.050 


14 


0.092 


29 


0.032 


भू - अ 


47/4 


0.055 


66/1 


0.008 


120/3 


0.020 


अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/ अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) की 
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


120/4 ग 


0.010 


120/7 


0.016 


307/2 


0.022 


335/6 


0.021 


336/521 


0.020 


336/2 


0.100 


अनुसूची 


342/1 


0.028 


403/1 


0.053 


344/2 


0.030 


451/1 


0.047 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - तमनार 
( ग ) नगर/ ग्राम - बासनपाली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.672 हेक्टेयर 


346/5 


0.020 


434 


0.010 


436/2 


0.018 


248 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


446/1 


0.085 


346/1 


0.012 


446/3 


0.012 


364/2 


0.012 


35/1 


0.030 


398/1 


0.022 


11 


0.032 


435/529/1 


0.012 


9 


0.100 


443 


0.012 


13/6 


0.011 


447/1 


0.050 


30 


0.010 


447/2 


0.005 


55 


0.072 


66/2 


0.030 


योग 


70 


2.672 


120/4 ड 


0.010 


120/5 


0.016 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - घरघोड़ा से 

तमनार मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भू - अर्जन. 


145 


0.042 


307/3 


0.021 


335/7 


0.033 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


336/1 


0.005 


340/1 


0.110 


342/2 


0.009 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


344/1 


0.010 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, कलेक्टर, बलौदाबाजार - भाटापारा 


बलौदाबाजार, दिनांक 4 फरवरी 2019 


क्रमांक/ 176 / भू - अर्जन / भू.अ.प्र.क्र . 72/ अ/82 वर्ष 2018-19.- भू - अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन 
हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् : 


जिला 


तहसील 


ग्राम/ नगर 


लोक प्रयोजन का विवरण 


क्षेत्रफल 
कुल कुल 
खसरा रकबा 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


बलौदाबाजार 


भाटापारा 


पेण्डरी 


05 


0.700 


खोखली - ढाबाडीह - पेण्डरी - देवरी मार्गनिर्माण हेतु. 


भाटापारा 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18-02-2019 को ( समय ) 
11.00 बजे ( स्थान ) विश्रामगृह भाटापारा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


एक 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


खोखली - ढाबाडीह - पेण्डरी - देवरी मार्ग निर्माण 


दो 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


05 


तीन 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


निरंक 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


249 


चार 


0.700 हेक्टेयर भूमि 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


पांच 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


छ : 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 
हां 


सात 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


आठ 


परियोजना की 


कुल लागत 


2937.89 लाख 


नौ 


परियोजना से होने वाला लाभ 


शहरी यातायात भारी वाहन से मुक्त एवं सुरक्षित होगा 
तथा यातायात सुगम होगा. 


दस 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. 


अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु व्यय का प्रावधान 
किया जायेगा. 


ग्यारह 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


जे . पी . पाठक , 


कलेक्टर. 


कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर ( छ.ग. ) 


अम्बिकापुर , दिनांक 16 जनवरी 2019 


क्रमांक 140 / नग्रानि / अम्बिकापुर/वि.यो. -रघुनाथपुर /2019. - एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र के लिए 
वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम 
निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत रघुनाथपुर में दिनांक 24-01-2019 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए 
उपलब्ध है . 


रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है 


अनुसूची 


रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


ग्राम सुमेरपुर उर्फ ( चेन्द्रा ) एवं बटवाही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम बटवाही, सायरराई एवं लमगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक. 
ग्राम लमगांव, सायरराई, रघुनाथपुर, दरीडीह एवं सुमेरपुर उर्फ ( चेन्द्रा ) ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक. 
ग्राम सुमेरपुर उर्फ ( चेन्द्रा ) ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक . 


250 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2019 


[ भाग 1 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त 
विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा. 


भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति 
के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो , सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा. 


No. 140 /T & CP/Ambikapur/DP- Raghunathpur/2019. — Notice is hereby given taht the existing land use map 
for Raghunathpur planning area has been prepared under sub -section ( 1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar 
Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973 ), and a copy thereof is available for inspection from date 24 
01-2019 during office hours in the offices of the Collector District Surguja , office of the Assistant Director Town and 
country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Raghunathpur District Surguja . 


The limit of Raghunathpur Planning Area is defined in the schedule given below . 


SCHEDULE 


Limits of Raghunathpur Planning Area 


NORTH 
EAST 
SOUTH 


Village Sumerpur alias (Chendra ) and upto the Northern Limit of Batwahi. 
Village Batwahi, Sayarrai & upto the Eastern Limit of Lamgaon. 
Village Lamgaon , Sayarrai, Raghunathpur, Darridih & upto the Southern Limit of Sumerpur alias 
( Chendra) . 
Village upto the Western Limit of Sumerpur alias (Chendra ) 


WEST 


“ If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared , it should be 
sent in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning , Ambikapur, within a period of thirty days from 
the date of publication of the notice in the “ Chhattisgarh Gazette ”. 


Any Objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land 
use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha 
Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh . 


एन . एस. ठाकुर, 
सहायक संचालक . 


